निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 699 ) पटना, सोमवार , 11 अक्तूबर 2010 


विधि विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

23 सितम्बर 2010 
एस0ओ0 219 , दिनांक 11 अक्तूबर 2010 — सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के कार्यान्वयन से 
संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 बी0 / स्था0 - 22 - 2/ 2007 - 736 / जे0 , दिनांक 19 फरवरी 2008 में आंशिक 
संशोधन करते हुए निदेशानुसार अगले आदेश तक सहायक लोक सूचना पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार राय , 
अवर सचिव - सह - उप - विधि परामर्शी का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) , गोपालगंज में 
स्थानांतरण / प्रोन्नति के कारण विरमित होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री अनिल कुमार सिंह , प्रशाखा 
पदाधिकारी , विधि विभाग , बिहार , पटना को सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का कार्य संपादन करने हेतु 
अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 
2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

( सं0 सं0 - बी0/ स्था0 -22 - 2/ 2009 -4336/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

लाल बाबु गुप्ता , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 699 - 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


